रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 15 , 2019 /माघ 26 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15 , 2019 /MAGHA 26 , 1940 


सं . 753 ] 
No. 753] 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 फरवरी, 2019 
का . आ . 875(अ). श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( एससीटीआईएमएसटी ), त्रिवेन्द्रम 
नियमावली , 1981 के नियम 3 के साथ पठित श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान 
( एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेन्द्रम अधिनियम , 1980 ( 1980 का अधिनियम ) की धारा 5 की उप - धारा 
( घ),( च),( छ) और ( झ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित 
व्यक्तियों को श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेन्द्रम के संस्थान 
निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है: 


नामित व्यक्तियों के नाम 


| एससीटीआईएमएसटी 

अधिनियम की धारा 
5 ( घ ) 


1. संयुक्त सचिव ( कार्मिक), व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के 

लिए । 
2. उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि । 
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि । 
4. सचिव, डीएसटी अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के 

लिए उनके नामित व्यक्ति । 
मूल आयुर्विज्ञान 

1. डा. तापस कुंडु, निदेशक , सीडीआरआई, लखनऊ 
2. डा . चित्रा मंडल, आईआईसीबी, कोलकाता 


5 ( च ) 


1054 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


सामाजिक विज्ञान 

1. श्री टी . पी . सेनकुमार, आईपीएस ( सेवानिवृत ) पूर्व डीजीपी, केरल 


5 ( छ ) 


अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी 
___ 1. प्रो . गगनदीप कांग, निदेशक अंतरणीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद 

2. प्रो . वी . रवि , जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी विभाग , आईआईटी, मुंबई 
3. डा . वी . के . सारस्वत, सदस्य , नीति आयोग । 


5 ( झ ) 


चिकित्सा 

1. डा . बी. एन. गंगाधर , निदेशक, एनआईएमएचएएन, बंगलौर 
2. प्रो . शैली अवस्थी, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ 
3. प्रो . गौतम गांगुली, बंगुर तंत्रिका विज्ञान संस्थान, कोलकाता 


2. श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा - 7 के अंतर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए डॉ . वी . के . सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग को एससीटीआईएमएसटी के संस्थान निकाय के अध्यक्ष के पद पर 
नामित किया जाता है । 


3. सदस्यों की पदावधि श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा- 6 
में उल्लिखित उपबंधों द्वारा अभिशासित होगी । 
4 . यह अधिसूचना आज अर्थात् 15 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं. एआई/ एससीटी/ आईबी/ 2018] 
बी . के . शुक्ला, वैज्ञानिक जी एवं प्रमुख एआई प्रभाग 


MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 


(Department of Science and Technology) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the15th February , 2019 
S .O . 875 (E ). — In exercise of the powers conferred under Sub - sections (d ), (f), (g ) and (i) of Section -5 of the 
Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (SCTIMST), Trivandrum Act, 1980 (Act of 1980 ), read 
with Rule 3 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (SCTIMST), Trivandrum Rules , 
1981, the Central Government hereby nominates the following persons as members of the Institute Body of the Sree 
Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (SCTIMST), Trivandrum : 


Names of nominated persons 


Section of 
SCTIMST 
Act 
5 ( d ) 


1. JS (pers.), Department of Expenditure to representMinistry of Finance , Government 

of India. 
2 . Representative of Dept. of Higher Education ,Govt. of India . 
3. Representative of Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India . 
4 . Secretary, DST or his/her nominee to represent the Department of Science & 

Technology , Government of India . 


5 ( f) 


Basic Medical Sciences 


[ TT II - QUE 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. Dr. Tapas Kundu , Director , CDRI, Lucknow . 


2 . Dr. Chitra Mandal, IICB , Kolkata . 


Social Sciences 


1 . Sh. T . P . Senkumar , IPS (Retd ) Ex. DGP , Kerala. 
Engineering & Technology 


5 ( g ) 


1. Prof. Gagandeep Kang , Director, Translational Health Science & Technology 

Institute , Faridabad . 
2 . Prof. V . Ravi, Deptt. of Biomedical Engineering, IIT ,Mumbai . 
3 . Dr. V . K . Saraswat,Member, NITI Aayog . 


5 (i) 


Medicine 


1 . Dr. B . N . Gangadhar , Director , NIMHAN , Bangalore . 
2. Prof. Shally Awasthi, King George s Medical University , Lucknow . 
3. Prof.Gautam Ganguly , Bangur Institute of Neurosciences, Kolkata. 


2 . In exercise of the powers conferred under the Section -7 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences 
& Technology ( SCTIMST), Trivandrum Act, 1980, Dr. V . K . Saraswat, Member, NITI Aayog is hereby nominated as 
the President of the Institute Body of the SCTIMST. 

3. The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section -6 of the Sree 
Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (SCTIMST ), Trivandrum Act, 1980. 

4. This notification will come into force from today, i.e. 15th February, 2019 . 


[ F. No. A /SCT/IB/ 2018] 
B . K . SHUKLA, Scientist-G & Head Al Division 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2019 .02 . 18 
15 :31:00 + 05 30 


KUMAR 


